निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 कार्तिक 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1043) पटना , बुधवार , 8 नवम्बर 2017 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

17 अक्तूबर 2017 
सं० 1 / स्था0 (1) 105 / 2005 - 3351 – अवर सचिव , कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं 
प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के आदेश संख्या - 1 ( झा0) / मिश्रित / 2017 दिनांक 04 .07. 2017 एवं बिहार सरकार , गृह विशेष 
विभाग के पत्र संख्या - स्टे0 / झा0 / वि0 - 03 / 2017 - 7557 दिनांक 23.08.2017 के आलोक में बिहार सरकार, पशुपालन विभाग 
( पशुपालन) की संलग्न सूची के पशु चिकित्सकों की सेवाएं उत्तरवर्ती झारखंड राज्य दिनांक 15.11.2000 से ही सेवा के लिए 
अंतिम रूप से आवंटित समझा जायेगा । 

___ 2. परन्तु ऐसा प्रत्येक पशु चिकित्सक जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो , उसका अंतिम 
आवंटन न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा इस संबंध में कोई निर्देश 
दिया गया हो , ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आवंटन न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगा । 

3. परन्तु ऐसे प्रत्येक पशु चिकित्सक जिसने न्यायालय से आवंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो , को 
न्यायालय के आदेश को प्रभावी रहने तक आवंटित नहीं समझा जायेगा । 

4. उत्तरवर्ती झारखंड राज्य अंतिम रूप से आवंटित संलग्न सूची के पशु चिकित्सक तत्काल प्रभाव से विरमित समझे 
जायेंगे । 
अनुलग्नक - यथोक्त । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश्वर पाण्डेय, 
सरकार के अवर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 नवम्बर 2017 


फा . सं. 28 / 5 / 2013 एस. आर. (एम .) खण्ड II 

भारत सरकार 
कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 

तृतीय तल लोकनायक भवन, 
खान मार्केट , नई दिल्ली - 110003 

दिनांक 4 जुलाई, 2017 
आदेश सं . 1 ( झा ) / मिश्रित / 2017 
बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 72 की उपधारा (2 ) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15. 11.2000 के ठीक पहले 
विद्यमान बिहार राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवा कर रहा हो एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के 
अधीन , उत्तरवर्ती बिहार राज्य या झारखंड राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में 15. 11.2000 से ही अनन्तिम रूप से सेवा कर रहा 
हो , को उत्तरवर्ती झारखंड राज्य 15.11.2000 से ही सेवा के लिए अंतिम रूप से आवंटित समझा जाएगा । 

2. परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति , जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो , उसका अंतिम आवंटन 
न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहां न्यायालय के द्वारा इस संबंध में कोई निर्देश दिया 
गया हो , ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आवंटन न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगा । 

3. परन्तु ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आवंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो , को न्यायालय 
के आदेश प्रभावी रहने तक आवंटित नहीं समझा जाएगा । 
कृपया इस आदेश की प्राप्ति की पुष्टि करें । 

( एस. के. माण्डी) 
अवर सचिव , भारत सरकार 

दूरभाष - 011 24651898 
संलग्नक : 

अनुबंध उत्तरवर्ती झारखंड राज्य में अंतिम रूप से आवंटित 9 विभागों के 34 कर्मचारी । 
प्रतिलिपि: 

1. मुख्य सचिव , बिहार सरकार, पटना - 800015 | 
2. मुख्य सचिव , झारखंड सरकार , रांची - 834004 | 
3. सदस्य सचिव राज्य परामर्शदात्री समिति , सिंचाई आवास, बेली रोड, पटना - 800023 
4. प्रमुख सचिव, गृह विशेष विभाग, बिहार सरकार, सचिवालय, पटना - 800015 
5 . प्रमुख सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार, ध्रुर्वा, रांची - 834004 


104 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 सितम्बर 2017 


क्रमांक 


विभाग का नाम - कृषि विभाग ( उद्यान निदेशालय ) 

नाम जन्मतिथि पदनाम वेतनमान 
श्री विनोद कुमार | 02. 01 .1958 लिपिक 4000 - 6000 | 


राज्य आवंटन 


झारखण्ड 


विभाग का नाम - स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


नाम 


क्रमाक 
| 1. 


जन्मतिथि 
श्री मोकीम अख्तर | 05. 05 .1974 


पदनाम वेतनमान - राज्य आवंटन 
प्रयोगशाला प्रावैधिकी 4500 - 7000 झारखण्ड । 


नाम 


विभाग का नाम - पशुपालन विभाग ( पशुपालन ) 
क्रमाक 

जन्मतिथि पदनाम 

वेतनमान | राज्य आवंटन 

। 
| 1. डॉ . मनोज कुमार 04.01.1963 | भ्रमणशील पशु 

6500 - 10500 | झारखण्ड 

चिकित्सा पदाधिकारी 
| 2. | डॉ . सुरेश कुमार झा 15.01. 1970 भ्रमणशील पशु 6500 - 10500 झारखण्ड 

चिकित्सा पदाधिकारी 
डॉ . सुनील कुमार | 20.07. 1961 | भ्रमणशील पशु 6500 - 10500 झारखण्ड 
सिन्हा 

चिकित्सा पदाधिकारी 
डॉ . सच्चिदानंद मिश्र | 15.07.1946 भ्रमणशील पशु 6500 - 10500 झारखण्ड 

चिकित्सा पदाधिकारी 
डॉ . उमा शंकर प्रसाद 08. 01. 1948 | भ्रमणशील पशु | 6500 - 10500 झारखण्ड 
श्रीवास्तव 

चिकित्सा पदाधिकारी 


राज्य आवंटन 


विभाग का नाम - पशुपालन एवं मत्स्य विभाग (मत्स्य निदेशालय ) 
क्रमाक नाम जन्मतिथि 

पदनाम 

वेतनमान 
| 1. श्री विरेन्द्र कुमारबिंहा । 23. 04. 1968 | मत्स्य निरीक्षक 5000 - 8000 | 

श्री बृजनन्दन दास 05 .03 .1956 | सांख्यिकी सहायक 5000 - 8000 | 
| 3. | श्री कृष्णा रजक 

25.06.1969 - सांख्यिकी सहायक 5000 - 8000 


झारखण्ड 


c 


झारखण्ड 


झारखण्ड 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1043 -571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


